निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 892) पटना , शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

19 जुलाई 2016 
सं0 22 नि0 सि0 (भाग० ) - 09 - 12 / 2016 / 1447 — श्री लक्ष्मण राम ( आई0 डी0 - 3494 ), तत्कालीन मुख्य 
अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, योजना अन्वेषण एवं प्रीपरेशन अंचल, पटना 
नवनामित समग्र योजना, अन्वेषण एवं प्रीपरेशन अंचल, पटना को इनके द्वारा मुख्य अभियन्ता , जल संसाधन विभाग, 
भागलपुर के पदस्थापन काल में सरकारी आदेश का उल्लंधन कर चतुर्थवर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति देने , माननीय उच्च 
न्यायालय के रोक के बावजूद परिणामी वरीयता का लाभ देकर प्रोन्नति देने एवं अवैध ढंग से चतुर्थवर्गीय कर्मियों की 
नियुक्त का आदेश निर्गत करने आदि आरोपों के लिए पूर्ण विचारोपरान्त सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के 
आलोक में तत्काल प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम - 9(1 ) के 
तहत निलंबित किया जाता है । 

2. श्री राम को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
____ 3. श्री राम का निलंबन अवधि में मुख्यालय मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण , जल संसाधन 
विभाग, वीरपुर का कार्यालय निर्धारित किया जाता है । 

4. श्री राम के विरूद्व विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्रपत्र - " क गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का 
संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 892 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


